.. 


train 


Nam 
. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 कार्तिक , 1940 ( श०) 


संख्या- 998 राँची, बुधवार , 


31 अक्टूबर , 2018 ( ई० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


- - - - - 


संकल्प 


30 अक्टूबर , 2018 


संख्या -5/ आरोप -1-2/2014-2651 ( HRMS)-- श्री अमेरिकन रविदास, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
499/ 03 , गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा , सम्प्रति-निलंबित के 
विरूद्ध उपायुक्त , सिमडेगा के पत्रांक -48(i)/ रा०, दिनांक 19 जून , 2006 द्वारा “ दैविक विपत्तियों के 
अंतर्गत तालाब निर्माण हेतु राशि की गबन करने संबंधी आरोपों हेतु आपराधिक मुकदमा दायर करने 
की अनुमति मांगी गयी । 
2. पुनः आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक - 865 / आ०प्र०, दिनांक 22 जून , 2006 द्वारा सूचित किया 
गया कि श्री रविदास द्वारा मुख्य शीर्ष 2245 " दैविक विपत्तियों ” के संबंध में राहत के अन्तर्गत 
तालाब निर्माण हेतु कुल 10, 23, 600/ - रूपये का गबन कर लिया गया एवं आयुक्त , द०छो० प्रमंडल , 
राँची के पत्रांक-58/ स्था०, दिनांक 28 जून , 2006 द्वारा श्री रदिवास के विरुद्ध प्रपत्र- क में आरोप 
गठित कर उपलब्ध कराया गया । 

3. उक्त आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं०-1708 , दिनांक 27 मार्च, 2008 द्वारा श्री रविदास को 
निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-1838, दिनांक 28 मार्च, 2008 द्वारा इनके विरूद्ध 
विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 31 अक्टूबर , 2018 
4. उक्त मामले में श्री रविदास के विरूद्ध सिमडेगा थाना कांड सं0- 67/ 08 दर्ज किया गया तथा विधि 
( न्याय ) विभाग , झारखण्ड के आदेश सं०- 82 / जे०, दिनांक 13 जून , 2011 द्वारा इनके विरूद्ध 
अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी । 
5 . श्री विष्णु कुमार, भा०प्र०से०, तत्कालीन प्रधान सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन 
विभाग , झारखण्ड के पत्रांक - 1279, दिनांक 9 दिसम्बर, 2009 द्वारा श्री रविदास के विरूद्ध संचालित 
विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसके समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प 
सं०-9500, दिनांक 22 सितम्बर , 2014 द्वारा श्री रविदास के विरूद्ध दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक 
प्रभाव से पर रोक लगाने का दण्ड अधिरोपित किया गया । 

6. प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, सिमडेगा के पत्रांक- 210(i)/ विधि , दिनांक 
24 सितम्बर, 2016 द्वारा सूचित किया गया कि श्री रविदास के विरूद्ध दर्ज थाना कांड सं०-67/08, 
दिनांक 12 जून , 2008 से संबंधित जी०आर० नं०-182/08/टी०आर० नं०-07/ 2016 की सुनवाई श्री 
मधुरेश कुमार वर्मा, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय में की गयी थी , जिसमें उन्हें 
दोषी पाते u/s 409 of IPC के तहत तीन साल की सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये का अर्थ दण्ड 
दिया गया है । 


7 . उक्त के आलोक में विभागीय आदेश सं०- 8913, दिनांक 18 अक्टूबर , 2016 द्वारा श्री रविदास 
को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक -8896, दिनांक 17 अक्टूबर , 2016 
द्वारा बर्खास्त करने के बिन्दु पर उनसे कारण पृच्छा की गयी । 
8. श्री रविदास द्वारा कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित न कर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
सिमडेगा के न्यायालय में अपील वाद सं०- 36 / 16 समर्पित करने की सूचना दी गई । 


9 . जिला स्थापना उप समहर्ता, उपायुक्त, सिमडेगा का कार्यालय द्वारा लोक अभियोजक , सिमडेगा 
की पत्र की प्रति संलग्न करते हुए सूचित किया गया है कि CRIMINAL APPEAL NO 36 /16 में 
दिनांक 28 मार्च, 2018 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश में श्री अमेरिकन 
रविदास , तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी , सिमडेगा 
द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा गया है । 
10 . न्यायालय द्वारा श्री रविदास को u/s 409 pf IPC के तहत तीन साल की सश्रम कारावास एवं दस 
हजार रूपये का अर्थ दण्ड दिये जाने तथा तत्संबंधी CRIMINAL APPEAL NO 36 /16 में दिनांक 
28 मार्च, 2018 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, सिमडेगा द्वारा पारित आदेश में मुख्य न्यायिक 
दंडाधिकारी, सिमडेगा द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखे जाने के समीक्षोपरांत श्री रविदास को 
संबंधित मामले में भी झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीरकण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 के 
नियम-14(xi) के तहत् सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित 
किया गया । 


11. विभागीय पत्रांक -5621 , दिनांक 27 जुलाई, 2018 द्वारा झारखण्ड , लोक सेवा आयोग , झारखण्ड 
राँची से उक्त निर्णय पर सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया , जिसके आलोक में आयोग 
के पत्रांक - 2076, दिनांक 10 सितम्बर , 2018 द्वारा सहमति संसूचित की गयी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 31 अक्टूबर , 2018 


12. तत्पश्चात् दिनांक 23 अक्टूबर , 2018 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में श्री अमेरिकन रविदास , 
झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , सिमडेगा, सम्प्रति-निलंबित को झारखण्ड सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम -14( xi ) के तहत सेवा से बर्खास्त 
करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है । 


अतः श्री अमेरिकन रविदास , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक -499/03, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा , सम्प्रति -निलंबित को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम- 14(xi) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त किया 
जाता है । 


__ Sr 


| 


Employee Name 


Decision of the Competent authority 


No. 


___ G . P. F . No . 


1 


AMERICAN 
RAVIDAS 


BHR/ BAS / 2003 


श्री अमेरिकन रविदास , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक -499 /03 , गृह जिला 
हजारीबाग), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , सिमडेगा , सम्प्रति 
निलंबित को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2016 के नियम -14(xi ) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त 
किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS/ 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 998 -- 50 


